निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1080 ) पटना , मंगलवार , 22 सितम्बर 2015 

सं0 3ए - 2- वे0पु0 - 02 / 2015 - 8241 /वि० 

वित विभाग 


शुद्धि - पत्र 

21 सितम्बर 2015 
विषयःकारा एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के वेतनमान 

स्वीकृत करने के संबंध में । 

वित विभागीय संकल्प सं0 - 7201 दिनांक: 19 . 08. 2015 द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग के 
पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

उक्त संकल्प की कंडिका - 4 के अंत में यह अंकित है कि “ उपर्युक्त वेतनमान दिनांक: 01 .01. 2006 
से वैचारिक तथा दिनांक : 01 .04. 2007 से वास्तविक रूप से भुगतेय होगा " 

इस अंश को निम्नरूप में पढा जाय : 

“उपर्युक्त संशोधित वेतनमान का लाभ प्रोबेशन सेवा संवर्ग नियमावली , 2014 के अधिसूचित होने 
की तिथि 19. 06 . 2014 के प्रभाव से अनुमान्य होगा । " 
शेष कंडिकाएँ एवं प्रावधान यथावत् रहेंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1080-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


